रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 3610 ] 
No. 3610 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


- 


है ; 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . -अ . - 13082022-238084 


CG - DL - E - 13082022-238084 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


5447 GI / 2022 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 अगस्त , 2022 

का . आ . 3783 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आ . , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , 
उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तराखंड राज्य के रूद्रप्रयाग जिले में NH58 के कि.मी. 355 से कि . मी . 368 
( पपड़ासु से पुनाड़ ) तक के भूखण्ड पर चौड़ीकरण का कार्य , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 12 , 2022 / श्रावण 21 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , AUGUST 12 , 2022 / SHRAVANA 21 , 1944 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 
" 07 अक्टूबर 2021 " को " अमर उजाला " और " दैनिक जागरण " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 

थे 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


2 


अनुसूची 

उत्तराखंड राज्य के रूद्र प्रयाग जिले में NH58 के कि.मी. 355 से कि . मी . 368 ( पपड़ासु से पुनाड़ ) के लिए अर्जन की जाने 
वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण | 


राज्य का नाम : उत्तराखंड 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


1 


2 


3 


4 


LO 


6 


7 


8 


9 


1 


10 


11 


369 


2 

तालुक का नाम : रुद्रप्रयाग 

गांव का नाम : नर्कोटा 


गांव का नाम : पुनाड़ 


1036 


1044 


135 


2310 


12385 


2386 


2399 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


12406 


2464 


2473 


3 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


दुकान 


व्यवसायिक 
| मकान 


व्यवसायिक 

मकान 


सड़क 


पशु 

चिकित्सालय 

| दीवार सरकारी 

दुकान 


दुकान 


दुकान 


4 


दुकान 


दुकान 


दुकान 


जिले का नाम : रूद्र प्रयाग 

भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

5 


0.0016 


0.004 


0.0047 


0.002 


0.0046 


0.0004 


0.0004 


0.0008 


0.0023 


0.0005 


0.0006 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


उत्तराखंड सरकार 
( ३६ ९ ) 


ओमप्रकाश रतुड़ी पुत्र सचिदानन्द रतुड़ी 

आदि 

( १०३६ ) 

निविदता थपलियाल पत्नी शंकर 

थपलियाल 

( १०४४ ) 


6 


बी.आर् . ओ केम्प रुद्रप्रयाग 

( १३५ ) 


बेटनरी हास्पिटल् बाउंड्री वॉल 
( २३१० ) 


ओमप्रकाश चौधरी 

( २३८५ ) 


अब्दुल रहीम 

( २३८६ ) 


नगर पालिका रुद्रप्रयाग 

( २३ ९९ ) 


प्रबंधक सार्वजनिक निर्माण विभाग 

( २४०६ ) 


जितार सिंह पुत्र सलक सिंह 

( २४६४ ) 


धना देवी पत्नि श्याम लाल 

( २४७३ ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


2508 


2517 


12519 


2522 


285 


3378 


3406 


732 


750 


764 


956 


958 


| सरकारी 


251 


सरकारी 


सरकारी 


| सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


गांव का नाम : रैतौली 


सरकारी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


दुकान ओर 
शौचालय 


आवासीय व 

व्यवसायिक 

मकान 


दुकान 


व्यवसायिक 

मकान 


बॉउन्ड्री वाल 


मन्दिर 


दुकान ओर 

बॉउन्ड्री वाल 


बॉउन्ड्री वाल 
एण्ड सेफेटी टैंक 


खण्डर 


व्यवसायिक 

मकान ओर 

मन्दिर 


0.004 


होटल बॉउन्डरी 

वाल 

कुल 


0.0045 


गोदाम 

आवासीय 

मकान / बाउन्ड्री 0.0039 

वाल 


0.0006 


0.0055 


0.002 


0.0037 


10.007 


0.02 


0.004 


0.005 


0.0036 


0.003 


0.0887 


नगर पालिका रुद्रप्रयाग आदि 
( २५०८ ) 


बीना देवी पत्नि पूरण सिंह रावत , 

देवी पनि प्रदीप रावत आदि . 

( 2517 ) 

सत्यप्रसाद नौटियाल पुत्र महिमानंद 

नौटियाल आदि 

( 2519 ) 


हरीश पुत्र जयलाल आदि 

( २५२२ ) 


प्रबंधक सार्वजनिक निर्माण विभाग 

( २८५ ) 


उत्तराखंड सरकार 

( ३३७८ ) 


गबर सिंह पुत्र पदम सिंह 

( ३४०६ ) 


फते सिंह , लब सिंह पुत्रगण 
( ७३२ ) 


चंद्रा 


शिशपाल 


देवी प्रसाद कांडपाल और मगना देवी 

पनि भगत सिंह आदि 

( ७५० ) 


रेखा देवी पत्नि लक्ष्मीकांत आदि 

( ७६४ ) 


उत्तराखंड सरकार 

( ९ ५६ ) 


सुदर्शन सिंह , गंगा सिंह पुत्र शिव सिंह 

आदि 

( ९ ५८ ) 


भामा देवी पनि जय सिंह आदि 
( २५१ ) 


3 


[ फा . सं . RO / UK / NH58 - UR - 2017-18-512 / LA / 3a / 3D ] 

राजेश गुप्ता , निदेशक 


4 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 

New Delhi , the 12th August , 2022 

S. O. 3783 ( E ) . Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub 
section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the 
Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said 
notification for construction of work , management and operation of NH58 on the stretch of land from Km . 355 to 
Km . 368 ( papdasu to Punad ) in the district of RUDRA PRAYAG in the state of UTTARAKHAND ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Amar Ujala ” and “ Denik Jagaran 
both dated 07 October , 2021 under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


State : UTTARAKHAND 

Sr. 

No. 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


1 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH58 in the stretch of land 
from Km . 355 to Km . 368 ( papdasu to Punad ) in the district of RUDRA PRAYAG in the state of UTTARAKHAND . 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


Survey 
Number 


369 


Taluk : Rudraprayag 

Village : Narkota 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Village : Punad 


1036 


1044 


135 


2310 


2 


2385 


2386 


Type of Land Nature of 
Land 


3 


Government 


Government 


Government 


Government 


Shop 


Commercial 
Home 


4 


commercil 
home 


Road 


Veterinary 
Government hospital and 
govt . wall 

Government Shop 


Government Shop 


District : RUDRA PRAYAG 
Area in 
Hectare 


0.0016 


0.004 


0.0047 


0.002 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


0.0046 


0.0004 


0.0004 


5 


Uttarakhand Govt . 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 


369 


" " 


OmPrakash Raturi son shachidanand 
raturi etc. 

1036 


Nividata Thapaliyal w / o shankar 

thapaliyal 

1044 


B.R.O Cemp Rudraprayag 
135 


betanary hospital boundry wall 
2310 


Omprakash choudhary 

2385 


Abdul rahim 

2386 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


8 


9 


11 


10 2464 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


2399 


2406 


23 


24 


2473 


2508 


2517 


2519 


2522 


285 


3378 


3406 


732 


21 764 


750 


22 956 


958 


Village : Raitoli 


251 


Government Shop 


Government Shop 


Government 


Government 


Government Shop 


Government 


Government 


Government 


Government 


Government 


Government 


Government 


Government 


Government 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Government 


Government 


Government 


Shop 


Commercial 

Home and 

private home 


Shop 


Commercial 
Home 

boundry wall 


shop and toilet 0.004 


Tample 


Godown 


Residential 

House / 
boundary wall 


shop and 
boundry wall 


boundry wall 
and safty tank 


ruins 


Commercial 
Home and 
tample 


0.0008 


Hotel boundry 
wall 

TOTAL 


0.0023 


0.0005 


0.0006 


0.0045 


0.0006 


0.0055 


0.002 


0.0037 


0.007 


0.0039 


0.02 


0.004 


0.005 


0.0036 


0.003 


0.0887 


Nagar Palika parishad 
2399 


Manager Public Works Department 
2406 


Jitar Singh s / o salak Shing 
2464 


Dhana Devi w / o Shyam Lal 

2473 


Nagar Palika Rudraprayag etc. 
2508 


Beena devi w / o Puran Sing rawat , 

Chandra devi w / o Pradeep Rawat etc. 
2517 


Satyaparsad Nautiyal w / o Mahimanand 
Nautiyal etc. 

2519 


Harish s / o Jaylal etc. 

2522 


Manager Public Works Department 
285 


Uttarakhand Govt . 

3378 

Gabar Singh s / o Padam Singh 

3406 


Fate Singh , Lab Singh s / o Sishpal 

732 


Devi Prasad Kandpal And Magana Devi 

w / o Bhgat Singh etc. 

750 


Rekha Devi w / o laxmikant etc. 

764 


Uttarakhand Govt . 

956 


5 


Sudarshan Singh And Ganga Singh s / o 
Shiv Singh etc. 

958 


Bhama Devi W / O Jay Singh etc. 

251 


[ F. No. RO / UK / NH58 - UR - 2017-18-512 / LA / 3a / 3D ] 

RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

Date : 2022.08.13 11:50:08 + 05'30 ' 


